सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 960 राँची, शुक्रवार , 


22 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


संकल्प 
01 नवम्बर , 2019 ई.। 


विषय: राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में विधि व्यवस्था संधारण के 

निमित्त दो - दो महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु कुल 406 गृह रक्षक के 

अतिरिक्त बल की स्वीकृति के संबंध में । 
संख्या-07 /विविध-07 / 2015- 5643- राज्य के बालिकाओं को शिक्षित करने में कस्तूरबा गाँधी 
बालिका विद्यालयों की अहम भूमिका है । सम्प्रति राज्य में 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय 
संचालित है जिसमें 72 हजार से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं । गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के 
साथ- साथ इनकी पूर्ण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर दिनांक -06.07.2017 को 
मुख्य सचिव, झारखण्ड के द्वारा राज्य में झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के संरचना बल के समीक्षा के 
क्रम में प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में विधि व्यवस्था संधारण एवं सुरक्षा व्यवस्था 
सुदृढ़ीकरण हेतु विधि व्यवस्था के अंतर्गत दो - दो महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश , 
बैठक की कार्यवाही पत्रांक -1714/ सी . एस ., दिनांक -07.07.2017 के द्वारा दिया गया । 

मुख्य सचिव, झारखण्ड के कार्यालय के पत्रांक-1645/ सी.एस ., दिनांक-29.06.2017 द्वारा 
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति में होने वाले व्यय का 
भुगतान विधि -व्यवस्था के अंतर्गत किये जाने हेतु सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया , परन्तु 


2 . 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 22 नवम्बर, 2019 
वर्ष 2016 में प्रत्येक जिला के लिए गृह रक्षकों के स्वीकृत बल में कमी कर देने के फलस्वरूप 
संबंधित उपायुक्तों द्वारा स्वीकृत बल के अधीन इन गृह रक्षकों को मानदेय का भुगतान करने में 
कठिनाई हो रही है । सुरक्षा के दृष्टिकोण से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में गृह रक्षकों की 
प्रतिनियुक्ति आवश्यक है । 


3 . 


अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा राज्य अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गाँधी 
बालिका विद्यालयों में निम्न विवरणी के अनुसार प्रति विद्यालय दो - दो महिला गृह रक्षक कुल-406 
अतिरिक्त गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया । 


विवरणी - 


जिला में 


जिला में 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


क्र . 


जिला 


कस्तूरबा गाँधी 


महिला गृह 


क्र . 


जिला 


महिला गृह 


कस्तूरबा 

गाँधी 
विद्यालय की 

सं . 


विद्यालय की सं . रक्षकों की सं. 


रक्षकों की सं 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


4 


1 


बोकारो 


08 


16 


14 


लातेहार 


06 


12 


2 


चतरा 


10 


20 


15 


लोहरदगा 


05 


10 


3 


देवघर 


08 


16 


16 


पाकुड़ 


06 


12 


4 


धनबाद 


06 


12 


17 


पलामू 


12 


24 


5 


दुमका 


10 


20 


18 


चाईबासा 


15 


30 


6 


गढ़वा 


14 


28 


19 | जमशेदपुर 


09 


18 


7 


गिरिडीह 


12 


24 


20 


रामगढ़ 


04 


08 


8 


गोड्डा 


08 


16 


21 


राँची 


13 


26 


9 


गुमला 


10 


20 


22 


साहेबगंज 


09 


18 


10 | हजारीबाग 


10 


20 


23 


सरायकेला 


08 


16 


11 


जामताड़ा 


04 


08 


24 


सिमडेगा 


07 


14 


12 


खूटी 


05 


10 


कुल 


203 


406 


13 


कोडरमा 


04 


08 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 22 नवम्बर , 2019 


3 


4 . 


स्वीकृत बल के आलोक में जुलाई, 2019 से गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
भुगतान किया जायेगा । कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में जुलाई , 2019 के पूर्व प्रतिनियुक्त गृह 
रक्षकों के मानदेय बकाया भुगतान पर अलग से निर्णय लिया जायेगा । 


5. उक्त व्यय का वहन झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (मुख्यालय ) के स्थापना व्यय-बजट 
शीर्ष ( गैर योजना ) मुख्यशीर्ष-2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -लधुशीर्ष- 107-होमगार्ड उपशीर्ष-01 
“ ग्रामीण " विस्तृत शीर्ष-03 प्रशासनिक व्यय इकाई-29 व्यवसायिक सेवा के अन्तर्गत बजटीय उपबंध से 
किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुखदेव सिंह, 
अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 960 -- 50 


